निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 वैशाख 1939 ( श० ) 
( सं० पटना 363 ) पटना , मंगलवार , 2 मई 2017 


ज 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

19 अप्रील 2017 
सं0 22 / नि0सिo (विविध) वीर - 21 - 24 / 17 / 547 – श्री शिवनाथ रूद्र , लेखा लिपिक , पूर्वी तटबंध प्रमंडल , 
वीरपुर को एक अल्पसंख्यक महिला कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में अगस्त 2016 में वीरपुर से 
मोहनियाँ स्थानांतरित किया गया था । श्री रूद्र द्वारा उक्त स्थानांतरण के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका 
दायर किया गया जिसे खारिज कर दिया गया । इसके विरूद्ध दायर एल0पी0ए0 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 
स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि इनका स्थानांतरण आरोप के साथ किया गया है । 
विभाग चाहे तो कार्य हित में स्थानांतरण कर सकता है । 

___ श्री रूद्र, लेखा लिपिक का स्थानांतरण नवम्बर 2016 में कार्यहित में वीरपुर से मोहनियाँ करने का निर्णय 
सरकार के स्तर पर लिया गया । साथ ही श्री श्रीनिवास प्रसाद , कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल , वीरपुर को 
इन्हें एक सप्ताह के अंदर विरमित करने का निदेश दिया गया किंतु श्री श्रीनिवास प्रसाद , कार्यपालक अभियंता द्वारा 
इन्हें विरमित नहीं किया गया । 

दूरभाष पर श्री प्रसाद , कार्यपालक अभियंता से पूछने पर जवाब दिया गया कि मार्च 2017 के बाद उन्हें 
विरमित किया जायेगा । इस निमित श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया । किंतु श्री प्रसाद द्वारा 
जवाब नहीं दिया गया । फलतः श्री प्रसाद , कार्यपालक अभियंता को विभागीय आदेश की अवहेलना करने के प्रमाणित 
आरोप के लिए सरकार के स्तर से निम्न दंड देने का निर्णय लिया गया : 


"निन्दन " वर्ष 2016 - 17 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 मई 2017 
( ii ) एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध । 

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्रीनिवास प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध 
प्रमंडल सं० -2, वीरपुर को निम्न दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है : 
(i) “निन्दन ” वर्ष 2016- 17 
एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

डॉ0 राजीव कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 363 - 571 + 10 - डी0टी0जी0I 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


